निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 260 ) 


16 माघ 1936 ( AO ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 5 फरवरी 2015 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 

30 जून 2014 
सं0 9 / आरोप ( राज0 ) ( उ0 ) - 2 - 35 / 2012 - 2765 — विभागीय आदेश संख्या - 5375 दिनांक 26.10. 2012 द्वारा 
निलंबित श्री गणेश प्रसाद , तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद , मुजफ्फरपुर जिनका मुख्यालय अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, पूर्णियाँ 
निर्धारित था, को तत्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है । 

2. विभागीय संकल्प संख्या - 6263 दिनांक 06 .12.2012 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही पूर्ववत् जारी रहेगी । 
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विजय रंजन, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 260 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


